रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 22 , 2018 / पौष 1, 1940 
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 2018/ PAUSHA 1, 1940 


सं . 5063] 
No . 5063 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 2018 
का . आ . 6303 ( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 4178( अ), तारीख 23 अगस्त , 2018, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में NH53 के कि . मी . 
606 से कि . मी .649 ( कलेक्टर ऑफिस नंदुरबार) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि) , 
अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी । 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 09.09. 2018 " को 
" लोकमत " और "द टाईम्स ऑफ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


7535 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में NH-53 के कि . मी . 606 से कि . मी . 649 ( कलेक्टर ऑफिस नंदुरबार ) के लिए अर्जन की 

जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम : नंदुरबार 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 
____ 2 3 4 5 


तालुक का नाम: नवापुर 


गांव का नाम: बेडकीपाडा 


52 P. 


निजी 


कृषि 


0 . 029 


दीपमाला दिनेशकुमार गावित 
( ५२/२ ) 
| गोरजी दाजी गावित 
( ३८/ १अ ) 


| 38 P. 


38 P. 


निजी 


कृषि 


निजीकृषि 
निजीकृषि 
निजीकृषि 
निजीकृषि 


0.029 
0.0062 
0.1474 
02457 


|| 38 P. 


0 . 1474 


इलेशा रेशा गावित व इतर १४ 
( ३८/ ४ ) 


| 38 P . 


निजी 


0. 2457 


तुषार मनोहर रघुवंशी 
(३८/ १ ब पैकी ) 


गांव का नाम: गंगापुर 


रशीद मजीत खाटिक 


622 


62/ 2 


निजी 


निजी 


अकृषि 


अकृषि 


0.2282 


0 . 2282 


गांव का नाम: कोठडे 


131572 निजीकृषि 


131/ 5/ 2 


निजी 


0.0005 


0. 0005 


रुबन नोपरया 
॥(१३१/ ५/ २ ) 


गांव का नाम: नवापूर 


सुनील रतन मोरे व इतर ३ 


1269/ 1/ K 


निजी 


कृषि 


0. 0108 


2012 
8 20012 


.0108 
0.0722 


नगीनभाई जयराम प्रजापत 


. 


. 


A 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| विपिनचन्द्र मंगलदास चोखावाला 


| 93P./ B 


निजी 


कृषि 


||0.0715 


जीतेन्द्र मुरालीलाल अग्रवाल , राजेश 
| पूरणमल अग्रवाल 


10 || 80P./1B 


निजी 


कृषि 


0 . 02 


गांव का नाम : सावरट 


वासंती भावजी पाडवी 


68/ 3 


निजी 


कृषि 


0.032 


||नरसिंग टकल्या गावित 


167/ 3 


6713 


निजीकृषि 


निजी 


कृषि 


0.098 


0 . 098 


गांव का नाम: वहाडीपाडा 


भारत जिवल्या गावित व इतर ३ 


1347 /1/ A 


निजी 


कृषि 


|| 0. 1591 


प्रमीलीबाई गणपत वसावे 


|4772 


| 47/ 2 


निजीकृषि 


निजी 


0 .0786 


.0786 


गोविंद पोसल्या गावित 


1547/ 3 


निजी 


0. 0495 


गांव का नाम: विसरवाड़ी 


पोसली भदया गावित 


62 


निजी 


0. 0482 


हनुमानप्रसाद गुलज़ारीलाल अग्रवाल 


17 || 64/ 5 


निजी 


निजी 


अकृषि 


10. 0287 


0.0287 


|| रविंद्र केतु महाजन 


| C. T.S.923 


निजी 


अकृषि 


||0. 003 


1.4186 


[ फा . सं . : NHAI/ PIU / NSK/ NH-6/ LA/2010/3D4 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAWS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st December, 2018 
S .O . 6303(E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S . O .No. 4178 ( E ), dated the 23 August 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 
3, Sub -section ( ii ) issued under sub-section ( 1) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening/four-laning , etc.), maintenance, management and 
operation of NH53 on the stretch of land from Km 606 to Km 649 ( Collector office Nandurbar) in the District of 
NANDURBAR in the State of MAHARASHTRA 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Lokmat” and “ The Times of India " 
both dated 09 .09 .2018 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further , in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH -53 in the stretch of land from 

NH -53 (Collector office Nandurbar) in the district ofNANDURBAR in the State of MAHARASHTRA . 


State: MAHARASHTRA 


District: NANDURBAR 


Sr . 


Type of Land | Nature of Land 


Survey 
Number 


Area in 
Hectare 


No . 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No: 


3 


4 


Taluk : Nawapur 


Viilage : Bedkipada 


52 P . 


Private 


Agriculture 


| 0 .029 


Dipmala Dineshkumar Gavit 
52 / 2 


38 P . 


Private 


Agriculture 


0 . 0962 


Gorji Daji Gavit 
38 /1A 


38 P 


Private 


Agriculture 


0. 1474 


Elesha Resha Gavit & Other 14 
38 / 4 


| 38 P . 


Private 


Private 


Agriculture 


0.2457 


Tushar Manohar Raghuwanshi 
38 / 1B P . 


Viilage:Gangapur 
62/2 

Private 

ivate 


Noriculture 


0 . 2282 


0.2282 


Rashid majid Khatik 


Agriculture 


Viilage : Kothade 


131 /5 /2 


Private 


Agriculture 


0 . 0005 


Ruban Noprya 
131/5 / 2 


Viilage: Nawapur 


269/ 1/K 


Private 


Agriculture 


0 .0108 


Sunil Ratan More & Other 3 


269/2 


Private 


Agriculture 


0 .0722 


Naginbhai Jayram Prajapat 


[ HTT II - QUE 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


93P ./B 


Private 


Agriculture 


IV . 


0 . 0715 


Vipinchandra Mangaldas Chokhawala 


80P ./1B 


Private 


Agriculture 


||0 .02 


Jitendra Muralilal Agrawal , Rajesh 
Puranmal Agrawal 


Viilage : Sawrat 


68 /3 


Private 


Agriculture 


0 . 032 


Vasanti Bhavji Padvi 


67 /3 


Private 


Agriculture 


0 . 098 


Narshing Taklya Gavit 


Viilage : Varhadipada 


47 / 1/ A 


Private 


Agriculture 


0 . 1591 


Bharat Jivlya Gavit & Other 3 


47/ 2 


Private 


Agriculture 


0 .0786 


Pramilibai Ganapat Vasave 


47 / 3 


Private 


Agriculture 


0 .0495 


Govind Poslya Gavit 


Viilage : Visarwadi 


163 


Private 


Agriculture 


0 . 0482 


Posali Bhadya Gavit 


164/5 


Private 


Agriculture 


0 .0287 


Hanumanprasad Gulzarilal Agrawal 


C . T . S .923 


Private 


Private 


3 


Non 
Agriculture 


0 . 003 


Ravindra Ketu Mahajan 


TOTAL 


1 .4186 


[ F. No. NHAI/PIU/ NSK / NH -6/ LA/2010/3D4 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date: 2018.12.29 
14:12:02 + 05 30 


